पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अक्टूबर , 2013 ई0 ( आश्विन 27, 1935 शक सम्वत्) [ संख्या - 42 

विषय - सूची 


खण्ड - 14 ] 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


487 – 495 


1500 


435 - 438 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण ... 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


487 - क 


488 


उत्तराखण्ड गजट , 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


नागत 


श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग 

अधिसूचना 

24 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 700 ( 3 ) / VIII/ 13- 39 ( श्रम )/ 2010 - श्री राज्यपाल महोदय , बंधित श्रम पद्धति ( उन्मूलन ) अधिनियम , 
1976 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19, सन् 1976 की धारा - 13 की उपधारा (1 ) और (3 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग 
करके और इस निमित पूर्व में जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक परगना स्तर 
पर सतर्कता समिति का निम्नवत् गठन करते हैं , अर्थात् : 
क्र0सं0 धारा । पदनाम 

अभ्युक्ति 
1. | 13(3 )( ए) । 

सम्बन्धित परगना का उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति 


अध्यक्ष 


2. | 13(3)( बी ) 


सदस्य 


सम्बन्धित परगना के उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्बन्धित परगना में 
रहने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति 


सदस्य 


- - तदैव - - 


3. | 13(3)( बी ) | 

| 13 (3)( बी ) 
5 . | 13 (3)( सी ) 


सदस्य 


- - तदैव - - 


सदस्य 


सम्बन्धित परगना के उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्बन्धित परगना में 
रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता 


6 . 


| 13( 3 ) ( सी ) । 


सदस्य 


- - तदैव - - 


7. 


| 13( 3) ( डी ) 


सदस्य 


सम्बन्धित परगना का तहसीलदार 


8. 


| 13( 3 ) ( डी ) । 


सदस्य 


सम्बन्धित परगना में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी 


9. | 13 (3)(ई) 


सदस्य 


सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित परगना में वित्तीय एवं ऋण 
संस्थान से सम्बन्धित व्यक्ति 


10 . | 13 (3)(एफ ) 


सदस्य 


परगना में कार्यरत तहसीलदार 
( अधिनियम की धारा - 10 के अन्तर्गत ) 


अधिसूचना 

24 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 700 (1 ) / VIII/13-39 ( श्रम )/ 2010 - श्री राज्यपाल महोदय, बंधित श्रम पद्धति ( उन्मूलन) अधिनियम , 
1976 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19 , सन् 1976 की धारा - 13 की उपधारा (1 ) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग 
करके और इस निमित पूर्व में जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए जनपद स्तर पर सतर्कता समिति का 
निम्नवत् गठन करते हैं , अर्थात्: 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


489 


| क्र0सं0 


धारा 


पदनाम 


अभ्युक्ति 


1. 


| 13( 2 )( ए ) 


अध्यक्ष 


सम्बन्धित जनपद का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति 


2. | 13(2 )( बी ) 


सदस्य 


सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्बन्धित जनपद में 
रहने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति 


सदस्य 


- - तदैव - - 


| 13(2)( बी ) | 
4. | 13(2)( बी ) 
5. 13(2)( सी ) 


सदस्य 


- - तदैव - - 


सदस्य 


सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्बन्धित जनपद में 
रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता 


13 (2)( सी ) || 


सदस्य 


- - तदैव - - 


13(2) ( डी ) | 


सदस्य 


सम्बन्धित जनपद का मुख्य विकास अधिकारी 


| 13(2)( डी ) 


सदस्य 


सम्बन्धित जनपद में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी 


| 13(2) ( ई ) 


सदस्य 


सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित जनपद में वित्तीय एवं 
ऋण संस्थान से सम्बन्धित व्यक्ति 


2. उक्त तालिका के क्रमांक 1, 7 एवं 8 में अंकित पदेन पदाधिकारी होंगे । इसके क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 एवं 9 में 
अंकित सदस्यों का नामांकन सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


डा0 रणबीर सिंह, 

प्रमुख सचिव । 
चिकित्सा अनुभाग - 3 

अधिसूचना 

प्रकीर्ण 

05 अगस्त , 2013 ई० 
संख्या 972 / XXVIII - 3- 2013 - 34 / 2013 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 36 ( AB) के 
अन्तर्गत उद्भूत होने वाले मामलों की सुनवाई हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय , मा0 उच्च न्यायालय , 
उत्तराखण्ड, नैनीताल की सहमति से ऐसे मामले जो , औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 36 ( AB) 
के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है , की सुनवाई हेतु प्रत्येक जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायालय 
का न्यायाधीश नामित करते हैं । विशेष न्यायालय के विचारण से भिन्न औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के 
अपराधों का विचारण प्रत्येक जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा । पद धारक को इस हेतु कोई 
विशेष वेतन / अतिरिक्त भत्ते देय नहीं होंगे । 

यदि किसी जनपद में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले मामलों की संख्या एक समय में 100 
से अधिक होती है , तो राज्य सरकार अतिरिक्त मानव साधन उपलब्ध करायेगी । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


490 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


Inn. . . 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of The Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 972/ XXVIII - 3- 2013 
34 / 2013 , dated August 05 , 2013 for general information . 


NOTIFICATION 


Miscellaneous 


August 05 , 2013 
No . 972 /XXVIII - 3 - 2013 - 34 /2013 -- In Exercise of the power conferred by section 36 (AB ) of Drugs and 
Cosmetic Act, 2008 , with the consultation of Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital, the Governer is 
pleased to designate the court of District and Session Judge in each district of the State as Special Court for 
trial of offences punishable under such section as mentioned in section 36 ( AB ) of Drugs and Cosmetic Act. 

The Court of Chief JudicialMagistrate in each district of the State be empowered to try of other 
offences except those triable by the Special Court under the Drugs and Cosmetics Act. No special pay/ 
allowances will be given for this purpose . 

If the number of cases under Drugs and Cosmetics Act pending in any of the concerned district 
exceeds 100 at any pointof time the Government will provide adequate manpower to dealwith the cases. 


By Order, 


S . RAMASWAMY, 
Principal Secretary . 


उच्च शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

07 अगस्त , 2013 ई० 
संख्या 551 / XXIV (6)/2013 - श्री राज्यपाल महोदय, अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश 
तथा शुल्क निर्धारण विनियम ) अधिनियम, 2006 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनानुदानित निजी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं ( अल्प संख्यक संस्थाओं को छोड़कर ) में शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन हेतु प्रवेश 
तथा शुल्क नियामक समिति इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से निम्नवत् गठित करते हैं : 
( क ) ___ श्री एम0सी0 जैन, सेवानिवृत्त , न्यायाधीश , मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद 

अध्यक्ष 
( ख ) प्रमुख सचिव / सचिव , चिकित्सा शिक्षा (पदेन ) 

सदस्य 
प्रमुख सचिव / सचिव , तकनीकी शिक्षा (पदेन ) 
प्रमुख सचिव / सचिव , न्याय ( पदेन ) 

सदस्य 
( ङ) श्री पी0एस0 गुसांई , सेवानिवृत्त, सचिव , उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य 
प्रो0 गिरिजेश पंत, भूतपूर्व कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून 

सदस्य 
( छ) (1) प्रो0 जे0के0 जोशी, भूतपूर्व कुलपति , कुमाऊँ विश्वविद्यालय 

सदस्य 
(2) डॉ0 वीणा जोशी, रीडर , बादशाहीथौल, टिहरी 

सदस्य 
( ज ) मैसर्स हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी, डालीबाग अपार्टमेन्टस, बटलर रोड, लखनऊ 

सदस्य 
( झ) प्रमुख सचिव / सचिव , उच्च शिक्षा (पदेन ) 

सदस्य – सचिव । 


सदस्य 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


491 


2. राज्यपाल नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने , 
जो भी पहले तक के लिए नियत करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से उपरोक्त 
समिति में नामित कोई भी सदस्य किसी अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान से अथवा अपनी पूर्व सेवा 
से सेवानिवृत्ति के उपरान्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर अन्यत्र पुनर्नियुक्त / कार्यरत नहीं रहेगा ( यदि 
कोई हो ) । 
3. श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि उक्त समिति अधिनियम में निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का 
निर्वहन करेगी । 


आज्ञा से , 


राधा रतूडी, 
प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

सेवा समाप्ति 

20 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 503 / XXVIII -2/01 (94) 2011टी0सी0 - डा0 रुचि गोयल , रेडियोलॉजिस्ट , ट्रामा सेन्टर , रुड़की, 
हरिद्वार की सेवा से दिनांक 13 - 08 - 2012 से अनुपस्थिति एवं इनकी सेवा अस्थायी होने के दृष्टिगत् , कार्मिक 
विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55 ( 33 ) / 2002 , दिनांक 28 - 02 - 2003 के द्वारा विज्ञापित 
उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति ) नियमावली, 2003 के नियम - 3 के अधीन, डा0 रुचि गोयल की 
सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


अधिसूचना 

सेवा समाप्ति 

20 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 639 / XXVIII -2 /01 ( 94) 2011टी0सी0 - डा0 गायत्री कन्नौजिया, महिला चिकित्साधिकारी, राजकीय 
एलो० चिकित्सालय, सेलाकुई , देहरादून की सेवा से दिनांक 21 - 03 - 2012 से अनुपस्थिति एवं इनकी सेवा 
अस्थायी होने के दृष्टिगत् , कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55( 33) / 2002 , दिनांक 
28 - 02 - 2003 के द्वारा विज्ञापित उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति ) नियमावली, 2003 के नियम - 3 
के अधीन, डा0 गायत्री कन्नौजिया की सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


अधिसूचना 
सेवा समाप्ति 

20 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 640 / XXVIII -2/ 01 (94) 2011टी0सी0 - डा0 आशीष कुमार सिन्हा, चिकित्साधिकारी , प्रा०स्वा0 केन्द्र, 
रामगढ़ , नैनीताल की सेवा से दिनांक 25 - 02 - 2012 से अनुपस्थिति एवं इनकी सेवा अस्थायी होने के दृष्टिगत्, कार्मिक 
विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55( 33 ) / 2002 , दिनांक 28 - 02 - 2003 के द्वारा विज्ञापित 
उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के नियम - 3 के अधीन , डा0 आशीष कुमार सिन्हा 
की सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


492 


उत्तराखण्ड गजट , 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 

सेवा समाप्ति 

20 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 641 / XXVIII-2/ 01 (94) 2011टी0सी0 - डा0 रवि रंजन, चिकित्साधिकारी , अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, मदननेगी, 
टिहरी की सेवा से दिनांक 23 - 01 - 2008 से अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं इनकी सेवा अस्थायी होने के दृष्टिगत् , 
कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55( 33 ) / 2002 , दिनांक 28 - 02 - 2003 के द्वारा 
विज्ञापित उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति ) नियमावली, 2003 के नियम - 3 के अधीन, डा0 रवि 
रंजन की सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


अधिसूचना 
सेवा समाप्ति 

20 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 642 / XXVIII -2 /01 ( 94) 2011टी0सी0 - डा0 प्रवेन्द्र सिंह भदोरिया , चिकित्साधिकारी, प्रा०स्वा0 केन्द्र, 
पिलखी, टिहरी की सेवा से दिनांक 01 - 03 - 2005 से अनाधिकत अनुपस्थिति एवं इन 
दृष्टिगत् , कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55 (33 ) / 2002, दिनांक 28 - 02 - 2003 के 
द्वारा विज्ञापित उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति ) नियमावली, 2003 के नियम - 3 के अधीन , 
डा0 प्रवेन्द्र सिंह भदोरिया की सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


अधिसूचना 

सेवा समाप्ति 

20 जुलाई , 2013 ई० 
संख्या 643 / XXVIII- 2/ 01( 94) 2011टी0सी0 - डा0 ऋचा जैमन , जी0डी0एम0ओ0, जिला चिकित्सालय , हरिद्वार 
की सेवा से दिनांक 17 - 09 - 2006 से अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं इनकी सेवा अस्थायी होने के दृष्टिगत् , कार्मिक 
विभाग की अधिसूचना संख्या 236 / कार्मिक - 2 / 2003 - 55 ( 33 ) / 2002, दिनांक 28 - 02 - 2003 के द्वारा विज्ञापित 
उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक ( सेवा समाप्ति ) नियमावली, 2003 के नियम - 3 के अधीन , डा0 ऋचा जैमन की 
सेवा इस नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है । 


अधिसूचना 
पदोन्नति / तैनाती 

31 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 554 / xxVIII-2/01(158 ) 2009टी0सी0 - एतद्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ 
चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप - संवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड - 3, ₹ 15600 - 39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर 
कार्यरत निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त , उनके नाम के सम्मुख कॉलम - 3 में अंकित , 
उनके आसन्न कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उप - संवर्ग ) के पद पर पदोन्नति की तिथि से ही संयुक्त 
निदेशक (विशेषज्ञ उप - संवर्ग ) वेतन बैण्ड - 4 वेतनमान ₹ 37400 - 67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान करते हुए कॉलम 4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तैनात 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


493 


नवीन तैनाती स्थल 


क्र० 
सं0 


वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का नाम एवं 

वर्तमान तैनाती 


प्राकल्पिक 
पदोन्नति की 
तिथि 


2 


3 


4 


डा0 दिनेश चन्द्र नौटियाल , पं0 दीनदयाल | 04 - 02 - 2010 | प्रमुख विशेषज्ञ - अस्थिरोग, दून चिकित्सालय, 
उपाध्याय, राज0संयु०चिकि0, देहरादून 

देहरादून 
डा0 ललित मोहन सुन्दरियाल , 

04 - 02 - 2010 प्रमुख विशेषज्ञ -नेत्ररोग , संयु०चिकि0, प्रेमनगर, 
संयु०चिकि0, प्रेमनगर, देहरादून 

देहरादून 
डा0 शंकर बल्लभ ओली, संयु०चिकि0 , 28 - 11 - 2011 प्रमुख विशेषज्ञ - अस्थिरोग , जिला चिकि0 , 
टनकपुर, चम्पावत 

चम्पावत 
डा0 पदमा रावत, संयु०चिकि0, रुड़की , 28 - 11 - 2011 प्रमुख विशेषज्ञ -स्त्रीरोग, संयु०चिकि0, रुड़की , 
हरिद्वार 

हरिद्वार 
डा0 भुवन चन्द्र जोशी, एल0डी0 भट्ट । 26 - 03 - 2010 प्रमुख विशेषज्ञ - हृदय रोग , एल0डी0 भट्ट 
चिकित्सालय, काशीपुर , ऊधमसिंह नगर 

चिकित्सालय, काशीपुर , ऊधमसिंह नगर 
डा0 मनोज बहुखण्डी, संयु०चिकि0, 28 - 11 - 2011 | प्रमुख फिजिशियन, संयु०चिकि0, श्रीनगर , 
श्रीनगर, पौड़ी 

पौड़ी 
डा0 वागीश चन्द्र काला, जिला चिकित्सालय, | 26 - 03 - 2010 | प्रमुख विशेषज्ञ - अस्थिरोग , जिला चिकित्सालय , 
बौराड़ी, नई टिहरी 

बौराड़ी, नई टिहरी 


2. उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों को वेतन सम्बन्धी लाभ, उनकी वास्वविक 
पदोन्नति तिथि / उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे , परन्तु अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ 
हेतु समयावधि की गणना प्राकल्पिक पदोन्नति की तिथि से की जायेगी । 
3. उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु , बिना प्रतिस्थानी की 
प्रतीक्षा किए तत्काल एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा । 


4. उपरोक्त प्रोन्नत संयुक्त निदेशकों को नियमानुसार 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । 


2013 


अधिसूचना 

तैनाती 

__ 25 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 659 / XXVIII - 2/01 ( 158) 2009 - एतद्वारा अधिसूचना संख्या - 334 / XXVIII - 2/01 ( 158) 2009 दिनांक 
06 - 05 - 2013 द्वारा डा0 कमल कुमार शर्मा, सर्जन जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा संयुक्त निदेशक ग्रेड (विशेषज्ञ 
उप - संवर्ग ) की तैनाती को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, सर्जन, एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय , काशीपुर , 
ऊधमसिंह नगर के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. उपरोक्त वर्णित पूर्व निर्गत अधिसूचना दिनांक 06 - 05 - 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये । 


494 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 
पदोन्नति / तैनाती 

31 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 685 / XXVIII - 2/01( 158) 2009टी0सी0 - एतद्द्वारा पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी 
(विशेषज्ञ उप - वंवर्ग ) वेतनमान वेतन बैण्ड - 3, ₹ 15600 - 39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा० सनीता प्रेम 
निकेतन ( टम्टा ), बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा को नियमित चयनोपरान्त , संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उप - संवर्ग ) वेतन 
बैण्ड - 4, वेतनमान ₹ 37400 - 67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदान्नति प्रदान 
करते हुए, उन्हें प्रमुख विशेषज्ञ स्त्रीरोग, जी0एस0 माहरा, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय , रानीखेत , अल्मोड़ा में तैनात 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. उपरोक्त चिकित्साधिकारी को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए 
तत्काल एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा । 
3. उपरोक्त प्रोन्नत संयुक्त निदेशकों को नियमानुसार 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । 

अधिसूचना 

तैनाती 

31 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 686 / xxVIII-2/01( 15) 2013 - एतद्द्वारा अग्रिम आदेशों तक मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी , देहरादून के 
पद का अतिरिक्त प्रभार डा0 राजेश कुमार सिंह , वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मसूरी को प्रदान करने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. उक्त द्वैत कार्य हेतु डा0 राजेश कुमार सिंह को कोई प्रभार भत्ता देय नहीं होगा । 

अधिसूचना 

तैनाती 

31 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 687 / XXVIII- 2/01 (15) 2013 - एतद्वारा अधिसूचना संख्या - 547 / XXVIII- 2/01 ( 159) 2009 दिनांक 
11 - 07 - 2013 द्वारा पदोन्नत निम्नांकित संयुक्त निदेशक ( सामान्य उप - संवर्ग ) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम - 3 में 
अंकित स्थल पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
क्र0सं0 चिकित्साधिकारी का नाम व वर्तमान तैनाती 

नवीन तैनाती स्थल 
2 
डा0 दिनेश कुमार श्रीवास्तव , सामु0 स्वा0 केन्द्र , चिकित्सा अधीक्षक , सामु0 स्वा0 केन्द्र , 
धारचूला 

धारचूला, पिथौरागढ़ 
डा0 यू0एस0 अधिकारी , कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ 
अधिकारी, ऊधमसिंह नगर 
डा0 आर0पी0 चौधरी, स्वास्थ्य सेवा 

संयुक्त निदेशक , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
महानिदेशालय , देहरादून 

देहरादून 
डा0 कमलेश कुमार पाण्डे, नेत्र सर्जन , 

प्रमुख विशेषज्ञ नेत्ररोग राज0संयु०चिकि0 
राज0संयु०चिकि0 रानीखेत , अल्मोड़ा 

रानीखेत , अल्मोड़ा 
डा0 डी0के0 चक्रपाणि, कार्यालय –मुख्य 

प्रमुख विशेषज्ञ - नेत्ररोग , जिला चिकित्सालय , 
चिकित्साधिकारी, देहरादून 

पिथौरागढ़ 
डा0 मनीष कुमार अग्रवाल , प्रा०स्वा0के0 

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी 
दुगड्डा, पौड़ी 


2. उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु , बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा 
किए तत्काल एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


495 


अधिसूचना 

तैनाती 

___ 31 जुलाई, 2013 ई० 
संख्या 688 / XXVIII- 2 / 01( 15) 2013 - एतद्द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी , देहरादून के रिक्त पद पर , 
डा0 गुरूपाल सिंह, संयुक्त निदेशक को प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के पद पर तैनात करने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. उक्त द्वैत कार्य हेतु डा0 गुरूपाल सिंह को कोई प्रभार भत्ता देय नहीं होगा । 


आज्ञा से , 


पीयूष सिंह, 
अपर सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग - 3 
कार्यालय आदेश / प्रोन्नति 

13 अगस्त , 2013 ई० 
संख्या 1216 / xxVIII -3- 2013- 90/ 2008 - अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से श्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, विशेष कार्य अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक 
( फार्मेसी) वेतनमान ₹ 15600 - 39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


कार्यालय आदेश / प्रोन्नति 

13 अगस्त , 2013 ई० 
संख्या 1216 ( 4) / XXVIII - 3- 2013- 90/ 2008 - अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से श्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी , प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) हेमवती नन्दन बहुगुणा बेस टीचिंग 
चिकित्सालय, श्रीनगर (गढ़वाल) को नियमित चयनोपरान्त विशेष कार्य अधिकारी ( फार्मेसी) वेतनमान ₹ 15600 - 39100 
ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर पदोन्नत किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


आज्ञा से , 


पीयूष सिंह, 
अपर सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई० ) 42 हिन्दी गजट / 573 – भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 ई0 ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 


नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) 


12 जुला 
पत्रांक 2372 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन 

क्सी के स्वामी श्री त्रिलोक सिंह फाल 
पुत्र श्री जे0एस0 फाल, निवासी चौमेल पोस्ट - कर्ण व 

त द्वारा दिनांक 04 - 07 - 2013 को इस 
कार्यालय में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था 
संचालन योग्य नहीं था । फलतः दिनांक 04 - 07 - 2013 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर बेच 
दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 04 - 07 - 2013 को प्रस्तुत किया है साथ ही 
स्क्रैप क्रेता श्री रिजवान द्वारा भी दिनांक 04 - 07 - 2013 को स्क्रैप क्रय किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया 
है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 


अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रभारी ) वाहन संख्या 
UA03 - 0686 चैसिस नं0 421057AXZ400113 इंजन नं0 497SP26MYZ904188 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त 
करता हूँ । 

आदेश 


12 जुलाई, 2013 ई० 
पत्रांक 2375 / पंजीयन निरस्त / 2013 - वाहन संख्या UP13B -1776 भार वाहन ( ट्रक) के स्वामी श्री हंसराज 
देउपा पुत्र श्री किशन राज देउपा निवासी ग्राम मोहनपुर, आमबाग , पोस्ट टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 
24 - 06 - 2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त 


- 


435 - ख 


436 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


पुराना हो चुका था संचालन योग्य नहीं था । फलतः दिनांक 11 - 01 - 2012 को उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप 
में तब्दील कर बेच दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 25 - 06 - 2013 को प्रस्तुत 
किया है साथ ही स्क्रैप क्रेता मो0 शफी रिजवी द्वारा भी दिनांक 10 - 01 - 2012 को स्क्रैप क्रय किये जाने सम्बन्धी 
शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

___ अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) वाहन संख्या 
UP13B- 1776 चैसिस नं0 360324CUQ002229 इंजन नं0 697D23BUR108219 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त 
करता हूँ । 


विमल पाण्डेय , 

पंजीयन अधिकारी 
उप सम्भागीय, परिवहन कार्यालय , 

टनकपुर, ( चम्पावत ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

28 जून , 2013 ई0 / 25 जुलाई, 2013 ई० 
पत्रांक 526 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / एचआर38ए - 4160 / 2013 -वाहन संख्या एचआर38ए -4160 इस कार्यालय 
में श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी डी1 डी2 आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर 
के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18 - 06 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट 
प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को 
कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित हैं । वाहन 
फाईनैन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा - 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर38ए - 4160 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324BTQ705596 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

04 जून , 2013 ई0 / 25 जुलाई , 2013 ई० 
पत्रांक 536 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी22टी - 0121 / 2013 - वाहन संख्या यूपी22टी - 0121 मॉडल 1994 
चेसिस संख्या 360324HVQ720205 इंजन संख्या 697D23HVQ757114 इस कार्यालय में श्री हरीश कुमार पुत्र 
श्री भगवान दास, निवासी म0नं0 128, वार्ड नं0 13, आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 14 - 06 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते 
हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच 
दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 31 - 07 - 2013 तक वैध है । वाहन 
फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 19 अक्टूबर, 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


437 


20 - 05 - 2013 को उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के 
बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा - 55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22टी - 0121 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324HVQ720205 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

29 जून, 2013 ई0 / 25 जुलाई, 2013 ई० 
पत्रांक 550 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी22 - 8157 / 2013 - वाहन संख्या यूपी22 - 8157 मॉडल 1992 चेसिस 
संख्या 374005956175 इंजन संख्या 4830L4154612 इस कार्यालय में श्री जलील अहमद पुत्र श्री हबीब अहमद , 
निवासी वार्ड नं0 1, नई बस्ती , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
25 - 06 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा 
वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 30 - 11 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

___ अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा - 55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22 - 8157 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 374005956175 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

__ 27 जुलाई, 2013 ई० 
पत्रांक 589 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूआरएन - 9302 / 2013 - वाहन संख्या यूआरएन - 9302( ट्रक ) मॉडल 1983 
चेसिस संख्या 344083152121 इंजन संख्या 692001159641 इस कार्यालय में श्री यमन बब्बर पुत्र श्री अशोक कुमार बब्बर , 
निवासी आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 09 - 05 - 2013 को 
आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 31 - 07 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 

या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय 
परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु 28 - 06 - 2013 को उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूआरएन - 9302( ट्रक ) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344083152121 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी ( प्रशासन), 

रुद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


438 


उत्तराखण्ड गजट , 19 अक्टूबर , 2013 ई० ( आश्विन 27 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार 

कार्यालयादेश 

23 जुलाई, 2013 ई० 
पत्रांक 4062 / टी0आर0 / UK08Z-2539 / 2013 - वाहन संख्या UK08Z- 2539 जीप मॉडल - 2012 इस कार्यालय 
में श्री मुताहिर पुत्र श्री अब्दुल कादिर , निवासी म0नं0 - 826, ग्राम - सिकंदरपुर भैसवाल , जनपद हरिद्वार के नाम पर 
दिनांक 20 - 06 - 2012 में पंजीकृत हुयी है , जिसका चेसिस नं0 MAITA2MJNC2E43793 इंजन नं0 MUC4E72229 है । 
कार्यालय में प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर वाहन के डीलर मैसर्स शिवा आटो कार ( इण्डिया ) प्रा0 लि0 प्लाट 
नं0 - सी - 22 लोहिया नगर गाजियाबाद एवं पंजीयन अधिकारी, गाजियाबाद से प्रपत्रों की जांच करने पर यह स्पष्ट 
हुआ है कि वाहन सं0 UK08Z - 2539 का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर इस कार्यालय में कराया गया है । 


अतः, मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 
1988 के नियम 55 ( 5 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UK08Z - 2539 को तत्काल प्रभाव से 
निरस्त घोषित करता हूँ । 


सुधाकर चन्दोला, 
सहा0 सम्भागीय , परिवहन अधिकारी 

( प्रशासन ), हरिद्वार । 


कार्यालयादेश 

30 जुलाई, 2013 ई0 
पत्रांक 4111 / टी०आर० / UA08E- 9442 / 2013 - वाहन संख्या UA08E- 9442 भार वाहन मॉडल - 2005 इस 
कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 386551duz809790 इंजन नं0 497TC90CUZ832669 है । वाहन के 
कर / अ0कर दिनांक 01 - 10 - 2005 से 30 - 09 - 2008 तक बकाया होने पर करो की वसूली, ₹ 20 ,400 एवं शास्ति 
हेतु वसूली पत्र जिलाधिकारी हरिद्वार को कार्यालय पत्र सं0 16 दिनांक 01 - 12 - 2008 में जारी किया गया था । 
प्रभारी अधिकारी ( संग्रह ) जिलाधिकारी, हरिद्वार की इस आख्या सहित प्रकरण वापिस प्राप्त हुआ है, कि उनकी जांच 
अनुसार वाहन सं0 UA08E-9442 दि0 18 - 08 - 2005 में हिमाचल प्रदेश में सेव लाते हुये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था , 
जिसमें पंजीकृत वाहन स्वामी श्री शहनाबाज पुत्र श्री तुफैल अहमद की मृत्यु हो गई थी । 

वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की तिथि में वाहन के कर / अ0कर वैध थे, दुर्घटना में वाहन स्वामी की मृत्यु 
हो गई है और सूचना के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन भी नहीं मिला है । अतः जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय से 
प्राप्त आख्यानुसार वाहन सं0 UA08E-9442 पर देय करो की वसूली स्थगित करते हुये वाहन को दिनांक 
18 - 08 - 2005 से मार्ग पर संचालन न होने के फलस्वरूप मोटरयान अधिनियम - 1988 के नियम - 55 ( 1 ) में दिये गये 
प्राविधान के अन्तर्गत कार्यालय में पंजीकृत वाहन UA08E- 9442 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से 
निरस्त घोषित करता हूँ । 


ह0 ( अस्पष्ट ) 
सहा0 सम्भागीय , परिवहन अधिकारी 

( प्रशासन ), हरिद्वार । 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 42 हिन्दी गजट / 573 - भाग 1 - क - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


